रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


m 


REGD . NO . D . L .-33004/99 


- 


- 


- 


- 


- - 


4 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , मई 2 , 2005 / वैशाख 12 , 1927 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2 , 2005 /VAISAKHA 12 , 1927 


- 


सं . 180 ] 
No. 180] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई , 2005 
सं. 15 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा. का.नि. 257( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 3/ 2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 24 फरवरी, 2005 
में , जो भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 95 ( अ) तारीख 24 फरवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में, सारणी में , - 


( क ) 


क्रम सं0 49 के सामने , स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, “5205 या 5206 या 5207 " प्रविष्टि रखी जाएगी ; 
क्रम सं0 51 के सामने , स्तंभ (3), मद (घ) के बाद निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः 
— स्पष्टीकरण . - अध्याय 57 के उदेश्य के लिए शब्द “मशीन " में स्वतंत्र रूप से हाथ से चलाए जाने वाले 
उपकरण, जैसे कि हुकिंग गन्स , टफटिंग गन्स और नीटिंग गन्स सम्मिलित नहीं हैं । 
क्रम सं0 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किय जायेगा , अर्थातः 


( ग) 


( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


" 75 


7 या 13 


गवार मिल या गवार गम रिफाइंड स्पलिट 


कुछ नहीं 


76 


कुछ नहीं 


1801 या 1802 

या 1803 


निम्नलिखित वस्तुएं , अर्थातः 
( क) कोकोबिन साबूत या टूटी हुई, कच्ची या भर्जित ; 
( ख) कोको कवच, भूसी, छिलके और अन्य कोको अपशिष्ट ; 
( ग) कोको पेस्ट चाहे निर्वसीकृत है या नहीं । 
बिना ब्रांड का हुक्का या गुडाकु तम्बाकू 


____ 77 


77 


2 


403 


कुछ नहीं 


1366 GI/ 2005 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3(1) ] 


UN 


LACNO 


4301 AT 4302 


कच्चा फरदार चर्म या चर्म संस्कारिक या प्रसादित फरदार चर्म 


। 


कुछ नहीं 


79 


63 JT 66 


छाते के लिए कपड़े के पैनल 


कुछ नहीं 


* 9017 


ड्राइंग उपकरण 


gaat het 


[ 41. F . 334/ 1/2005 - 273r ] 
वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


74517 # 


faqur : 4134UHT R . 3/ 2005 -chasty GriG- , arta 24 Tat, 2005 À Hra 
FITOSTOGO 95 ( 31), NRIC 24 Pat, 2005 GT 3ferioa 21 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May , 2005 
No . 15 /2005 - CentralExcise 


G . S .R . 257 (E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section SA of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) No. 3 /2005 - Central Excise , dated the 24th February, 2005 , which was published 
in the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S .R . 95( E ) , dated the 24 February, 2005, namely : 

In the said notification , in the Table , 
(a ) against S. No.49, for the entry in column (2 ) , the entry “ 5205 or 5206 or 5207 ” shall be substituted ; 
(b ) against S .No .51, in column ( 3), after item (d ) , the following explanation shall be inserted, namely : 


Explanation .- For the purposes of chapter 57 the term “machines” shall not include manually operated 
implements , used independently by hand , such as hooking guns, tufting guns and knitting guns. 


( c) after S .No. 74 and entry relating thereto , the following shall be inserted ,namely : 


( 1 ) (2 ) 
" 75 . 7 or 13 
76 . . 1801 or 

1802 or 
1803 


Nil 
Nil 


( 3 ) 
Guar meal or Guar gum refined split 
Following goods, namely : 

( a ) Cocoa beans whole or broken , raw or roasted ; 
(b ) Cocoa shells , husks, skins and other cocoa waste ; and 

(c ) Cocoa paste whether or not de- fatted 
Unbranded hooka or Godaku Tobacco 
Raw furskin or Tanned and dressed furskin 


77 . 
78 . 


Nil 
Nil 


2403 
4301 or 

4302 
63 or 66 
9017 


79 . 
80 . 


Umbrella cloth panels 
Drawing instruments 


Nil 


-- 


Nil ” . 


[F.No. 334 / 1/2005- TRU ] 
V . SIVASUBRAMANIAN ,Dy. Secy. 


Note :- - The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide number G .S .R . 95 (E ), 

dated the 24 " February , 2005 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई , 2005 
सं . 16 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का .नि . 258( अ ). - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत - 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 6/ 2002 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 में , जो 
भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 127 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित और संशोधन 
करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , 
( क) सारणी में - 

(i) क्रम सं0 81 में स्तंभ ( 2) से (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ; 

(ii) क्रम सं0 82 में स्तंभ ( 2) से (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ; 
( ख) क्रम सं0 304 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) (5 ) 
“ 305 1703 सभी माल 

750 रूपये 
प्रति मीट्रिक 

टन 


- 


- 


306 


8 प्रतिशत 


3504 00 91 
कोई भी अध्याय 


- 


- - 


- 


307 . 


पृथक सोया प्रोटीन 
ट्यूना मछली पकड़ने के लिए मोनोफिलामेंट 
लोंग लाइन सिस्टम 


कुछ नहीं 


( ग ) उपाबंध में , शतों में , शर्त सं0 64 के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा , अर्थातः 


- 


शर्त सं० 


465 


शर्ते 
यदि, माल के निकास से पहले, निर्माता, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समुद्री 
उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, के निदेशक या उससे उच्चतर श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया 
गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है विर उक्त माल ट्यूना मछली पकड़ने के लिए मोनोफिलामेंट लोंग 
लाइन सिस्टम कहलाता है और इसका प्रयोग सिर्फ ट. यूना मछली पकड़ने के लिए किया जायेगा । ” | 


[ फा . सं. बी -1 / 4/ 2005 - टीआरयू ] 

वि . शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


टिप्पण : - अधिसूचना सं . 6 / 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 127 ( अ ) 

तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं . 5 / 2005- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
तारीख 1 मार्च, 2005 [ सा . का. नि . 125 ( अ) तारीख, 1 मार्च, 2005] द्वारा संशोधन किया गया था । . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II --SEC . 36 ] 


। 


- 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May , 2005 
No. 16/ 2005 - Central Excise 


G . S. R . 258( E). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 5A of the Central 
Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No . 6 /2002- Central Excise , dated the 1st March , 2002, which was 
published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S .R . 127 (E ), dated the 1st March , 2002, namely : 

In the said notification , 
(A ) in the Table ,- 

( i) against S .No. 81, the entries in columns (2 ) to (6 ) shall be omitted ; 
( ii ) against S . No. 82, the entries in columns ( 2) to ( 6 ) shall be omitted ; 
( iii) after S .No . 304 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , namely : 


(6) 


_ _ _ (1 ) 

"305 . 
____ 306 . 

307. 


( 2 ) 

1703 
3504 00 91 
Any Chapter 


___ ( 3 ) 
All goods 
Isolated soya protein 
Monofilament long line system for tuna fishing 


(4) 
Rs. 750 per MT 

8 % 
Nil 


(5) 
- 
. 


. 


( B ) in the Annexure, in Conditions, after Condition No.64 , the following shall be inserted , namely : 


Condition No . 

" 65 . 


Conditions 
If , before clearance of goods, the manufacturer produces a certificate from an officer, not 
below the rank of Director in the Marine Products Export Development Authority , in the 
Ministry of Commerce and Industry , Government of India , to the effect that the goods 
procured constitute monofilament long line system for tuna fishing and are intended to be 
used for tuna fishing. " ; 


[ F. No. B- 1/ 4/ 2005 -TRU] 
V . SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy . 


Note : - The principal notification No. 6 /2002 - Central Excise dated the 1st March 2002, published vide G .S. R . 

127 ( E ) dated the 1st March 2002, was last amended vide Notification No. 5/ 2005 -Central Excise, dated the 1st 
March 2005 published vide G .S .R . 125 (E ) , dated the 1stMarch 2005 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई, 2005 
सं . 17 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का . नि . 259( अ ). - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 29 / 2004 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 9 जुलाई , 2004 में , 
जो भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 420 ( अ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात् : 


वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग , यह समाधान हो जाने पर 1904 (1944 का 1) की धार 


..... ... . . 


. 


. . ... ... . 


T 


AREEPAKRAM 


... - -.. 


[ भाग II - खण्ड 3( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में ,क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जायेगा , अर्थातः 


| 


(1) 


( 2) 


| " 10 | 


59 


सभी माल - - 


(i) सूती, जो किसी अन्य वस्त्र सामग्री में नहीं आता ; 
(ii ) अन्य ( टैरिफ मद 5902 10 10 के अंतर्गत 840 डेनियर से 
अधिक के उच्च लिगष्णुता सूत के टायर रज्जु फेब्रिक के सिवाय) 


8 % 


[ फा. सं. बी - 1/ 4/2005 -टीआरयू ] 

वि . शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


टिप्पण : - अधिसूचना सं . 29/ 2004 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 9 जुलाई, 2004 भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 420 

( अ ) तारीख 9 जुलाई, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं . 10 / 2005 केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क तारीख 1 मार्च, 2005 [ सा. का . नि. 130 ( अ ) तारीख, 1 मार्च, 2005 ] द्वारा संशोधन किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May , 2005 
No. 17/2005 -Central Excise 


G . S . R . 259 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 29 /2004 -Central Excise , dated the 9th July , 2004 , which was 
published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S. R . 420( E ), dated the 9th July, 2004 , namely : 


In the said notification , in the Table, against S.No. 10 and the entries relating thereto , the following shall 
be substituted , namely : 


__ ( 4 ) 


" 10 . 


All goods 
(i) of cotton , not containing any other textile 

material 


4 % 


(ii ) 


8 % " 


others ( except tyre cord fabric of high tenacity 
yarn of nylon of denierage above 840, falling 
under tariff item 5902 10 10 ) 


[ F. No. B - 1/ 4/ 2005 -TRU] 
V . SIVASUBRAMANIAN ,Dy. Secy . 


Note : -- The principal notification No. 29/ 2004- Central Excise dated the 9th July 2004 , published vide G.S . R . 420( E ) 

dated the 9th July 2004 was last amended vide Notification No. 10 /2005 - Central Excise, dated the 15 March 2005 
published vide G . S. R . 130 (E ), dated the 1stMarch 2005. 


13664) / 


- 2 


- 


- 


- 


.... . ..... ...... .... ...... ...... 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - SEC. 3(i) ] 
अधिसूचना .. .. . .. 
नई दिल्ली , 2 मई , 2005 

सं . 18 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 260( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत 
सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/ 2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005 में , 
जो भारत के राजपत्र में साका0नि0 सं0 124 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम सं0 10 ओर उससे संबंधित प्रविटियों के स्थान पर , निम्नलिखित प्रतिस्थापित 
किया जायेगा , अर्थातः 


- 


. 


_ “ 10 


2711 12 00 


या 


2711 13 00 


पैटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसुचना कुछ नहीं 
संख्या पी - 20029 / 18 / 2001 - पी पी तारीख 
28 जनवरी 2003 से अधिसूचीत पी डी एस केरोसीन 

और घरेलू द्रवित पेट्रोलियम गैस सबसीडी स्कीम , 
2002 के अंतर्गत , घरेलू आंतरिक उपभोक्ताओं को 
सबसीडाइसड मूल्यों पर प्रदाय के लिए द्रवित प्रापेन , 
ब्यूटेन , प्रापेन और ब्यूटेन का मिश्रण , द्रवित पेट्रोलियम 
गैस (एलपीजी) 


या 


2711 1900 


........- 


. . 


IN TIMIR 
U 

LAIN 


TINT 

UI 


ALLALI 


- 


__ [ फा . सं. 354 /57 / 2004-टीआरयू ] 
_ 

वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 
टिप्पण : - मूल अधिसूचना सं0 4 / 2005 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2005 में , जो भारत के राजपत्र में 
साकानि सं0 124 ( अ) तारीख 1 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May , 2005 

No. 18 /2005 - Central Excise 
G. S. R. 260( E ).---In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 5A of the Central 
Excise Act , 1944 ( 1 of 1944 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so 
to do , hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), No. 4 /2005 - Central Excise, dated the 1st March , 2005 , namely : 

___ In the said notification, in the Table, for S. No. 10 and the entries relating thereto , the following shall be 
substituted, namcly : 
| ( 1 ) ( 2 ) 

(5 ) 
| " 10. | 2711 12 00, Liquefied Propane and Butane mixture , 

2711 13 00 , | Liquefied Propane, Liquefied Butane 
2711 19 00 and Liquefied Petroleum Gases ( LPG ) 

for supply to household domestic 
consumers at subsidized prices under the 
public distribution system (PDS) 
Kerosene and Domestic LPG Subsidy 
Scheme, 2002 as notified by the 
Ministry of Petroleum and Natural Gas 
vide notification No . P- 20029 / 18/ 2001 
PP. dated 28th January, 2003 

[ F. No . 354/57/ 2004 - FRU] 

.: V . SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy . 
Note : The principal notification No.4 /2005 - Central Excise dated the 1st March , 2005 was published in the Gazette 

of India , Extraordinary vide G . S. R . 124 (E ) dated the 1st March , 2005 . 


Nil 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


[ भाग 1 - खण्ड 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

अधिसूचना 
। नई दिल्ली , 2 मई , 2005 
- सं. 20 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एन.टी . ) 

.... . .. :---------...-. - -- --- .. .. ..... 
. सा. का . नि . 261( अ ). - केन्द्रीय सरकार , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1 ) की धारा 37 और वित्त 
अधिनियम, 1994 (1994 का 32 ) की धारा 94. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय 
नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 
1 . (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय (पांचवा संशोधन) नियम , 2005 है । 

( 2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 
2. केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम , 2004 के नियम 6 में खंड (क) , के उपखंड ( viii ) के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

“( viii ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 2711 12 00 , 2711 13 00 और 
2711 19 00 के अधीन आने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस (एल०पी०जी० )" 

- [ फा. सं. 354 / 57/ 2004- टीआरयू ] 

. . वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं. 23 / 2004 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एनटी), तारीख 10 सितम्बर , 2004 द्वारा अधिसूचित 
किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण में सा . का .नि . 600( अ), तारीख 10 सितम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए 
थे और उनमें अंतिम संशोधन सा. का . नि .231 ( अ), तारीख 12 अप्रैल , 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 18 / 2005 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( एनटी), तारीख 12 अप्रैल, 2005 द्वारा किया गया था । 


पास - 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May , 2005 
No. 20/2005- Central Excise (N . T.) 


TA 


G. S. R. 261 ( E ). - In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) and 

section 94 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ) , the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : - - - 
1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fifth Amendment ) Rules , 2005. 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 


__ In the CENVAT Credit Rules, 2004 , in rule 6, in sub -rule (3 ), in clause (a ), for sub- clause ( viii) , the 
following shall be substituted, namely : 


“ (viii ) Liquefied Petroleum Gases (LPG ) falling under tariff items 2711 12 00 , 2711 13 00 and 2711 19 
00 of the said First Schedule ; ". 

[ F. No . 354/57/ 2004-TRU] 
V. SIVASUBRAMANIAN , Dy.Secy . 


Note :- - The principal rules were notified vide notification No. 23 /2004 - Central Excise (N . T.), dated the 10th 

September , 2004, and published in the Gazette of India Extraordinary vide number G . S. R .600 ( E ) , the 10th 
September, 2004 and last amended vide notification No. 18 /2005 -Central Excise ( N . T .), dated the 12th April, 2005 
and published vide number G .S .R . 231 (E ), dated the 12th April, 2005. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEc . 30 
अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 मई, 2005 

सं . 13 / 2005 - सेवा कर 
सा . का .नि . 262( अ ). - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम , 1994 (1994 का 32) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3 / 2000 - सेवा कर, तारीख 6 जुलाई, 2000 में , जो भारत के 
राजपत्र, असाधारण में सा. का . नि . 588 ( अ), तारीख, 6 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित 
संशोधन करती है, अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , “पाइलट स्कीम " शब्दों के पश्चात, “ या कृषि क्षेत्र आय बीमा योजना ” शब्द अंतः 
स्थापित किए जायेंगे । 

[ फा . सं. बी - 1/ 4/ 2005 -टीआरयू ] 

वि . शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 


टिप्पण : - मूल अधिसूचना सं . 3/ 2000 - सेवा कर, तारीख 6 जुलाई, 2000 भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 6 
जुलाई , 2000 में सा . का. नि . 588 ( अ ), तारीख 6 जुलाई , 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May , 2005 

No. 13/2005 -Service Tax 


71A 


IIIILL 


| 


G . S. R . 262 (E ).-- In exercise of the powers conferred by section 93 of the Finance Act , 1994 (32 of 
1994 ) , the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , 
hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Revenue ) No. 3 / 2000 - Service Tax , dated the 6th July , 2000 which was 
published in the Gazette of India , Extraordinary , vide number G .S .R . 588 (E ), dated the 6th July , 2000 , 
namely: 

___ In the said notification, after the words “ Seed Crop Insurance ", the words for the FarmIncome 
Insurance Scheme" shall be inserted . 

__ [ F. No. B-1/42005-TRI 
V SIVASUBRAMANIAN . Dy. Secy . . 


Note : - The principal notification No. 3/2000 - Service Tax , dated the 6th July , 2000 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , vide number G . S . R . 588 ( E ), dated the 6th July , 2000 . 


- अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई , 2005 

सं . 37 / 2005 - सीमाशुल्क 
सा. का . नि . 263( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना सं. 21/2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा . का. नि . 118 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण द्वारा 
प्रकाशित की गई थी , का निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


. [ भाग ll - खण्ड 3 (6) ] 

उस्त अधिसूचना में , 


- 


( क ) सारणी में 
( i) क्रम सं0 75 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा , अर्थातः 

( 3 ) 


- 


" 75ड़ | 2711 12 00 , 

2711 13 00. 
2711 19 00 


पैटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कुछ नहीं - - 
अधिसुचना संख्या पी - 20029 / 18 । 
2001 - पी पी तारीख 28 जनवरी 2003 से 
अधिसूचीत सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पी डी 
एस) केरोसीन और घरेलू द्रवित पेट्रोलियम गैस 
सबसीडी स्कीम , 2002 के अंतर्गत, घरेलू 
आंतरिक उपभोक्ताओं को सबसीडाइसड मूल्यों 
पर प्रदाय के लिए द्रवित प्रापेन, ब्यूटेन, प्रापेन 
और ब्यूटेन का मिश्रण , द्रवित पेट्रोलियम गैस 
( एलपीजी) 


- 


( ii ) क्रम सं0 507 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, 
अर्थातः 


| ( 1 ) 


" 508 


( 2 ) . 
| कोई भी 

अध्याय 


( 3 ) 
ट्यूना मछली पकड़ने के लिए मोनोफिलामेंट लोंग 5 प्रतिशत 
लाइन सिस्टम 


- 


97 " : 


( ख ) उपाबंध में , 
( i) पार्यों में , गर्द सं0 96 के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात: 


शर्त सं० 


- 


- 


- 


८८ 


__ “ 97 . 


शर्ते 
यदि,, आयात के समय आयातक भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के समुद्री उत्पाद 
निर्यात विकास प्राधिकरण , के निदेशक या उससे उच्चतर श्रेणी के अधिकारी द्वारा जारी किया 
गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है कि उक्त माल ट्यूना मछली पकड़ने के लिए मोनोफिलामेंट लोंग 
लाइन सिस्टम कहलाता है और इसका प्रयोग ट . यूना मछली पकड़ने के लिए किया जायेगा । " ; 


(ii ) शर्त के पश्चात , 


( क ) सूची 26 में , मद सं0 (17 ) , उपमद ( vi ) का लोप किया जायेगा; 

( ख ) सूची 26क में , मद सं0 (4 ) के पश्चात निम्नलिखत अंत स्थापित किया जायेग, अर्थातः 
- : “ (5) डिजोगिंग कॉयल " | 

[ फा . सं. बी - 1 /4 / 2005 -टीआरयू ] 

वि. शिवसुब्रमणियन , उप सचिव 
टिप्पण : - मूल अधिसूचना सं . 21 / 2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा. का .नि . 118 ( अ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा भारत के राजपत्र , 
असाधरण द्वारा प्रकाशित की गई थी , और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 29/ 2005 - सीमाशुल्क , तारीख, 11 मार्च, 2005 [ सा . का.नि . 
169 ( अ ), तारीख 11 मार्च, 2003 ] द्वारा किया गया था । 


136645 [05 - 3 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 - Sec . 3 ( ) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May, 2005 

No. 37 /2005 - Customs 


G .S . R . 263 (E ) .- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 25 of the Customs 
Act , 1962 (52 of 1962) , the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest 
so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 21/2002 -Customs, dated the 1st March , 2002 which 
was published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S . R . 118 (E ) , dated the 1st March , 2002 , 
namely : 


In the said notification , 
( A ) in the Table , 

(i) for S .No . 75E and the entries relating thereto , the following shall be substituted , namely : - 


( 4) 
Nil 


(5 ) L 


(6 ) 


. 


6675E . 


> > 


(2 ) 
2711 12 00 , 
2711 13 00 , 
2711 19 00 


( 3 ) 

I 
| Liquefied Propane and Butane mixture , Liquefied 

Propane , Liquefied Butane and Liquefied Petroleum 
Gases (LPG ) imported for supply to household 
domestic consumers at subsidized prices under the 
public distribution system (PDS ) Kerosene and 
Domestic LPG Subsidy Scheme; 2002 , as notified 
by the Ministry of Petroleum and Natural Gas vide 
notification No. P -20029/ 18 /2001 -PP . dated 28th 
January , 2003 


( ii) after S.No. 507 and the entries relating thereto , the following shall be inserted , namely : 


(2 ) 


( 4) _ (5 ) _ _ (O ) . 


CAN 


NU 


RO / 


“ 508 . 


Any Chapter 


Monofiiament iong iine sysiem for iuna fishing 


(B ) in the Annexure, 

( i) in the Conditions, after Condition 96 , the following shall be inserted , namely : 


Condition No. 


Conditions 


“ 97 . 


If at the time of importation , the importer produces a certificate from an officer, not below 
the rank of Director in the Marine Products Export Development Authority , in the Ministry 
of Commerce and Industry , Government of India , to the effect that that the imported goods 
constitute monofilament long line system for tuna fishing and are intended to be used for 
tuna fishing." ; 


( ii) 


after the Conditions - 
(a ) in List 26 , in item (17 ) , sub - item (vi) shall be omitted ; 
(b ) 

in List 26A , after item ( 4 ), the following shall be inserted , namely : 
“ ( 5 ) Degaussing coil ” . 

[F.No. B- 1/4/2005 - TRU ] 
V . SIVASUBRAMANIAN ,Dy. Secy . 


Note : The principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary, vide number G . S . R . 

118E) , dated the 1st March , 2002 and was last amended by notification No 29 /2005 - Customs, dated the 
11th March , 2005 which was published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S .R . 169 (E ), 
dated the 11th March , 2005 . 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 मई, 2005 

सं. 38/ 2005 - सीमाशुल्क 
सा. का . नि . 264( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , ने , सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधरा 
( 3) और (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , कंप्यूटर ( अतिरिक्त शुल्क ) नियम 2004 का संशोधन करने 
के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 


1 . ( 1) इन नियमों का नाम कंप्यूटर अतिरिक्त शुल्क ( संशोधन ) नियम , 2005 होगा । 


( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे | 


2 . कंप्यूटर ( अतिरिक्त शुल्क ) नियम 2004 में , 
(i) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः 

“ सारणी 


माल का विवरण 


क्रम 
सं० 


अतिरिक्त शुल्क दर । 


( 2 ) 


1 . 


(3 ) . 
अलग से आयातित सैंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ( सीपीयू) 

6 प्रतिशत यथा मूल्य 
उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 8471 के 7 प्रतिशत यथा मूल्य 
अंतर्गत आने वाला कंप्यूटर ( अलग से आयातित सीपीयू से भिन्न) . 
स्पष्टीकरण, - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, कंप्यूटर के अंतर्गत सैंट्रल 
प्रोसेसिंग यूनिट ( सीपीयू), मानीटर , माऊस और की -बोर्ड जिनकी एक सेट के 
रूप में एक साथ आयात कि गया हो सम्मिलित हैं ; लेकिन इसके अंतर्गत इनपुट 
या आऊटपुट ईकाई या उपसाधन जैसे मानीटर , की -बोर्ड, माऊस , मोडम , निरन्तर 
विद्युत पूर्ति प्रणाली या वैब कैमरा जिसका पृथक रूप से आयात की गई हो , नहीं 
हैं । 


(ii ) स्पष्टीकरण का लोप किया जायेगा । 


[ फा. सं. बी -1 / 4/ 2005 -टीआरयू 

वि. शिवसुब्रामणियन , उप सचिव 
टिप्पण : - मूल नियम अधिसूचना सं0 76 / 2004 - सीमाशुल्क, तारीख 26 जुलाई, 2004 जो कि भारत के राजपत्र, 

असाधारण सा0का0नि0 479 ( अ), नारीख 26 जुलाई , 2004 द्वारा प्रकाशित किया गया था । । 


NOTIFICATION 
New Delhi ,the 2nd May, 2005 

No. 38 /2005 - Customs 
G .S . R . 264( E ).- --In exercise of the powers conferred by sub -section (3 ) read with sub- section ( 4 ) of 
section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), the Central Government hereby makes the 
following rules to amend the Computers ( Additional Duty ) Rules, 2004 , namely : 


1. 


(1 ) These rules may be called the Computers Additional Duty ( Amendment) Rules, 2005 . 
( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


136601 / - 4 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i)] 


- 


2 


In the Computers (Additional Duty ) Rules, 2004 , 
(i ) for the TABLE , the following shall be substituted , namely : 


- 


- 


S .No . 


d 


Additional duty rate 

( 3 ) 
6 % ad valorem 
7 % ad valorem ” ; 


P 


- 


- 


“TABLE 
Description of goods 

( 2 ) 
Central processing unit (CPU ) imported separately 
Computers (other than CPU imported separately ), of heading 8471 
of the First Schedule to the said Customs Tariff Act. 
Explanation. - For the purpose of this entry, “ computer " shall 
include central processing unit (CPU ) with monitor , mouse and 
keyboard , cleared together as a set; but shall not include input or 
output devices or accessories such as monitor, keyboard , mouse, 

modem, uninterrupted power supply system, or web camera 
imported separately . 


( ii) the Explanation shall be omitted . 

[ F. No. B - 1 / 4/ 2005 - TRU ] 

V. SIVASUBRAMANIAN ,Dy.Secy . 
Note : - The principal rules were published vide notification No . 76/ 2004 - Customs , dated the 26th July, 2004 
in the Gazette of India , Extraordinary vide number G . S. R . 479 (E ), dated the 26th July , 2004 . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 मई, 2005 

सं . 39/ 2005 - सीमाशुल्क 
सा. का .नि . 265( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है , 
मोबाइल हैंडसेटों के , जिनके अंतर्गत सेल्यूलर फोन भी हैं , पूर्जी, संघटकों, उपसाधनों को सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम, 1975 (1975 का 51 ) की धारा (3 ) की उपधारा (5), जो कि वित्त विधेयक 2005 के खंड 72 द्वारा 
संशोधित किया गया है और जो खंड अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16 ) के अधीन उक्त वित्त 
विधेयक में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप विधि का बल रखता है , के अधीन उस पर उदग्रहणीय अतिरिक्त सीमा 
शुल्क से छूट देती है लेकिन इस शर्त पर कि आयातकर्ता सीमाशुल्क ( उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए 
शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात ) नियम 1996 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है | 


2. 


यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 2007 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है | 

[ फा . सं. बी - 1/4/ 2005 -टीआरयू ] 

वि . शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2ndMay , 2005 

No . 39/2005 -Customs 
G. S. R. 265( E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the 
Customs Act , 1962 (52 of 1962 ), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the 
public interest so to do , hereby exempts parts , components and accessories of mobile handsets including 
cellular phones, from the whole of the additional duty of customs leviable thereon under sub -section (5 ) of 
section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), as amended by clause 72 of the Finance Bill, 2005 , 
the clause which has, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional 
Collection of Taxes Act, 1931 ( 16 of 1931 ), the force of law , subject to the condition that the importer 


_ 


13 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
follows the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for 
Manufacture of Excisable Goods) Rules , 1996 . 


2 . 


This notification shall be effective upto and inclusive of the 30th day of April, 2007. 


[ F. No . B-1/4/ 2005 -TRUJ 
. V . SIVASUI 

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy. 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 2 मई, 2005 

सं . 40 / 2005 - सीमाशुल्क 
सा. का. नि . 266( अ ). - सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के शीर्षक 1108 
के अंतर्गत आने वाले टैपियोका स्टार्च के आयात के संदर्भ में महानिदेशक (रक्षोपाय ), भारत के राजपत्र, भाग II , खंड 3 , 
उपखंड (i) , तारीख 17 मार्च, 2005 में सं0 सा0का0नि0 180 ( अ), तारीख 17 मार्च, 2005 , द्वारा प्रकाशित अपने अंतिम 
निष्कर्ष में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि भारत में टैपियोका स्टार्च के संवर्धित आयातों से टैपियोका स्टार्च के घरेलू 
उत्पादको को गंभीर क्षति हुई है तथा उन्हें आगे और गंभीर क्षति होने का खतरा है और भारत में टैपियोका स्टार्च के 
आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना लोकहित में होगा; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम , 1997 के नियम 
12 और 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
महानिदेशक (रक्षोपाय) के उक्त निष्कर्ष पर विचार करने के पश्चात , उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्षक 1108 
के अंतर्गत आने वाले टैपियोका स्टार्च पर , जब उसका भारत में आयात किया जाये, निम्नलिखित दर से रक्षोपाय शुल्क 
अधिरोपित करती है - . 


( क ) 33 प्रतिशत, यदि उसका आयात 2 मई 2005 से 1 मई 2006 तक किया जाता हैं , जिसमें यह तारीख भी 

सम्मिलित है । 


( ख) 23 प्रतिशत , यदि उसका आयात 2 मई 2006 से 1 मई 2007 तक किया जाता हैं , जिसमें यह तारीख भी 

सम्मिलित है । 


( ग) 13 प्रतिशत , यदि उसका आयात 2 मई 2007 से 1 मई 2008 तक किया जाता हैं , जिसमें यह तारीख भी 

सम्मिलित है । 


2 . इस अधिसूचना की कोई बात उक्त अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा ( 6 ) के खंड ( क ) के अधीन विकासशील 
देशों के रूप में अधिसूचित देशों, थाइलैड और वियतनाम को छोड़कर, से किए गए टैपियोका स्टार्च के आयातों पर लागू 
नहीं होगी । 

[ फा. सं. 354 / 22/ 2005 -टीआरयू ] 

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd May, 2005 

___ No. 40/ 2005 - Customs 
G .S.R . 266 ( E ).- WHEREAS in the matter of import of Tapioca Starch , falling under sub-heading 
1108 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 ( 51 of 1975 ) ( here-in- after referred to as the 
said Act ), the Director General ( Safeguards), in final findings vide number G . S . R . 180 (E ), dated the 17th 
March , 2005 , published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , Sub - section ( i ), dated the 
17th March , 2005 , has come to the conclusion that increased imports of Tapioca Starch into India have 
caused and is further threatening to cause serious injury to the domestic producers of Tapioca Starch and it 
will be in the public interest to impose safeguard duty for a period of three years on imports of Tapioca 
Starch into India ; 


14 . 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II - SEC . 3 (1)] • 
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 8B of the 
said Act , read with rules 12 and 14 of the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard 
Duty ) Rules, 1997 , the Central Government after considering the said findings of the Director General 
(Safeguards ), hereby imposes on Tapioca Starch , falling under heading 1108 of the First Schedule to the 
said Act, when imported into India , a safeguard duty at the rate of 


( a ) 33 % ad valorem , when imported from the 2nd day of May, 2005 to 1st day of May, 2006 (both 

days inclusive ) ; 
( b ) 23 % ad valorem , when imported from the 2nd day ofMay , 2006 to 1st day of May, 2007 (both 

days inclusive ) ; and 
(c ) 13 % ad valorem , when imported from the 2nd day of May , 2007 to 1st day of May, 2008 (both 
days inclusive ). 


2 . Nothing contained in this notification shall apply to imports of Tapioca Starch from countries 
notified as developing countries under clause ( a ) of sub - section (6 ) of section 8B of the said Act , other than 
Thailand and Vietnam . 

[F .No. 354 /22/2005- TRU ] 
V . SIVASUBRAMANIAN , Dy. Secy. 


l inted by the Maoager. Gelt. Vi India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Publisid Dy the Controller 01 Publications. Delhi- 110054 , 


